निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 891 ) पटना , शुक्रवार , 22 सितम्बर 2017 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसचना 

14 सितम्बर 2017 
सं० नि० प्रा०/ विधि० 1 - 115/ 2017- 878 - समादेश याचिका संख्या 13454/ 2017 अमरजीत कुमार - बनाम - राज्य 
सरकार एवं अन्य में दिनांक 13.09. 2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम न्यायादेश के अनुपालन में प्राधिकार 
के अधिसूचना संख्या 771 दिनांक 25 . 08 .2017 द्वारा अधिसूचित बरौनी सहकारी शीत भंडार, बरौनी के निर्वाचन कार्यक्रम को 
अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है । 

आदेश से , 

फूल सिंह , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 891 -571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette . bih .nic .in 


